11 फाल्गुन 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 199 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 मार्च 2023 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


2 . 


3 . 


सत्यमेव जयते 


अधिसूचना 
13 फरवरी 2023 

सं ० 1 स्था ० - 106 / 2018-438 / वि ० स ० – संसदीय कार्य विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - 148 , दिनांक - 09.02.2023 
के आलोक में सभा सचिवालय की अधिसूचना सं ० - 2317 , दिनांक 04.11.2022 तथा अधिसूचना सं ० - 145 , दिनांक - 
12.01.2023 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय ( भरती और सेवा शर्ते ) नियमावली , 2018 के नियम -05 के अधीन 
बिहार विधान सभा सचिवालय में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु गठित चयन समिति में संसदीय कार्य विभाग , बिहार सरकार 
के प्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के श्री धीरेन्द्र पासवान , संयुक्त सचिव , पर्यावरण , वन एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार सरकार को सदस्य नामित किया जाता है । फलस्वरूप उक्त चयन समिति का स्वरूप 
निम्न प्रकार होगा : 

1 . 


4 . 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


श्री राजीव कुमार , 

उप सचिव , बिहार विधान सभा 

श्री धीरेन्द्र पासवान , 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


संयुक्त सचिव , पर्यावरण , 

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार सरकार 

( संसदीय कार्य विभाग , बिहार सरकार के प्रतिनिधि के 

रूप में अनुसूचित जाति के पदाधिकारी ) 

श्री असीम कुमार , 

उप सचिव , बिहार विधान सभा 

श्री संजय कुमार सिंह , 

उप निदेशक , बिहार विधान सभा 


संयोजक 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 2 मार्च 2023 


5 . 


श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो , 

अवर सचिव , बिहार विधान सभा 

पूर्व निर्गत अधिसूचना सं ० - 145 , दिनांक - 12.01.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 


सदस्य 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 199571 + 10 डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


अभय शंकर राय 

अवर सचिव । 


